निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 20 ज्येष्ट 1938 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार, 10 जून 2016 


( सं0 पटना 487 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


विवरणिका 

31 मार्च 2016 
सं० वि०स०नियम -04/16- 672 /वि०स० — बिहार विधान- सभा में दिनांक 31.03 .2016 को सदन द्वारा पारित संशोधन संबंधित 
प्रस्ताव के अनुसरण में बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली के संलग्न नियम - 4( i) , 4 (ii) , 5( 2 ) , 
6 (1 )(ii) , 6( 3 ) ( क) , 6( 5 ), 7, 21( 1 ), 23, 82 (2 ) , 83 ( 2) , 145, 167, 176(5 ) , 220( 1 ), 225 ( 11 ), 231 ( 7) , 233, 234 , 
235 , 236 , 237 , 238, 239 , 241 , 256 , 258 , 272 ( 2) , 292 ( क ) (3 ) , 292 ( क )( 3 ) ( ख ) एवं 292( च ) ( पपप )( ग ) में संशोधन के 
प्रावधान की अंगीकार किया गया है , जो विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , 
प्रभारी सचिव । 


( 5 ) 


( 7 ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जून 2016 
बिहार विधान सभा सचिवालय 

नियम समिति 
नियम समिति द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम - 4 (i ) , 4 ( ii ) , 5 ( 2 ) , 
6( 1 )( ii) , 6 (3 ) ( क ), 6 ( 5 ), 7 , 21 ( 1) , 23 , 82 (2 ) , 83 ( 2) , 145 , 167 , 176 (5 ), 220 ( 1 ), 225( 11 ), 231( 7 ) , 
233 , 234 , 235, 236 , 237 , 238, 239 , 241 , 256 , 258 , 272( 2 ) , 292 ( क )( 3 ) , 292 ( क )( 3 ) ( ख ) एवं 
292 ( च ) ( iii) ( ग ) में प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार हैं : 
( 1 ) नियमावली के नियम - 4 ( i ) के तृतीय पंक्ति में शब्द " स्थापित " के स्थान पर शब्द " स्थगित " प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
( 2 ) 

नियमावली के नियम - 4 (ii ) की प्रथम पंक्ति में शब्द " प्रक्रम के " के स्थान पर शब्द " प्रक्रम से " 
प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियमावली के नियम- 5 ( 2 ) की द्वितीय पंक्ति में शब्द “विशेषाधिकार " के बाद शब्द " प्रस्ताव " जोड़ा 
जाये । 
नियमावली के नियम - 6 ( 1 ) ( ii ) की प्रथम पंक्ति में शब्द " और " के स्थान पर शब्द “ में " प्रतिस्थापित 
किया जाये । 
नियमावली के नियम - 6 ( 3 ) ( क ) में शब्द “ ढंग " के स्थान पर शब्द " भंग " प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियमावली के नियम - 6 ( 5 ) की प्रथम , द्वितीय एवं चतुर्थ पंक्ति में शब्द " विमर्श " के स्थान पर शब्द 
" वाद -विवाद " प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियमावली के नियम - 7 की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में शब्द " राज्यपाल के " के स्थान पर शब्द 

" राज्यपाल का " प्रतिस्थापित किया जाये । 
( 8 ) नियमावली के नियम - 7 की द्वितीय पंक्ति में शब्द “ विमर्श " के स्थान पर शब्द " वाद -विवाद " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
(9 ) नियमावली के नियम - 21 ( 1 ) की तृतीय पंक्ति में शब्द “ अंतिम " के स्थान पर शब्द " औपबंधिक " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
( 10 ) नियमावली के नियम - 23 की तृतीय पंक्ति में शब्द “ अल्प सूचना " के स्थान पर शब्द “ अल्पसूचित " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
( 11 ) नियमावली के नियम - 82 ( 2 ) की प्रथम पंक्ति में दो बार अंकित " सदस्य को " में से एक बार अंकित 

" सदस्य को " विलोपित किया जाये । 
( 12 ) नियमावली के नियम - 83 ( 2 ) की प्रथम पंक्ति में शब्द " का " के स्थान पर शब्द " या " प्रतिस्थापित किया 

जाये । 
( 13 ) नियमावली के नियम - 145 की प्रथम पंक्ति के अन्त में चिन्ह " , " के स्थान पर शब्द " या " जोड़ा जाये । 
( 14 ) नियमावली के नियम -167 की तृतीय पंक्ति में शब्द " का " के स्थान पर शब्द " के " प्रतिस्थापित किया 

जाये । 
( 15 ) नियमावली के नियम - 176 ( 5 ) की प्रथम पंक्ति में शब्द " को " के स्थान पर शब्द " की " प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
( 16 ) नियमावली के नियम - 220 ( 1 ) की द्वितीय पंक्ति में शब्द “ के बदले " के स्थान पर शब्द " या " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
( 17 ) नियमावली के नियम - 225 ( 11 ) की प्रथम पंक्ति में शब्द " प्रमाणित " के स्थान पर शब्द " प्रभावित " 

प्रतिस्थापित किया जाये । 
(18 ) नियमावली के नियम - 231 ( 7 ) की प्रथम पंक्ति में शब्द " यह " के स्थान पर शब्द " यदि " प्रतिस्थापित 

किया जाये । 


( 19 ) 


( 20 ) 


( 21 ) 


( 22 ) 


बिहार गजट ( असाधारण), 10 जून 2016 
नियमावली के नियम- 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 की द्वितीय पंक्ति में “ विनियोग लेखे एवं वित्त 
लेखे " के साथ शब्द " स्थानीय निकायों " एवं नियम - 239 की द्वितीय पंक्ति एवं छठवीं पंक्ति में 
" विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे " के साथ " स्थानीय निकायों " शब्द जोड़ने का प्रावधान किया जाये । 
नियमावली के नियम- 241 के पूर्व शीर्षक " सरकारी उपक्रम समिति " के स्थान पर शब्द " सरकारी उपक्रमों 
संबंधी समिति " प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियमावली के नियम - 256 के प्रथम शब्द " सदन " के स्थान पर शब्द " सभा " प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियमावली के नियम - 258 में निम्न संशोधन जोड़ा जाये : 
( क ) समिति राज्य के अन्दर नये पुस्तकालयों के सृजन एवं राज्य में स्थित सरकार द्वारा सम्पोषित/ 

निबंधित पुस्तकालयों के कार्यकलापों की जाँच कर सकेगी तथा राज्य की जनता के लिए उपयोगी 

बनाने हेतु प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी अनुशंसा कर सकेगी । 
( ख ) समिति राज्य के बाहर की पुस्तकालयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगी तथा बिहार विधान 

मंडल पुस्तकालय एवं राज्य के पुस्तकालयों के संबर्धन हेतु अपनी अनुशंसा करेगी । 
नियमावली के नियम - 272 ( 2 ) की द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति में शब्द " एक ही सत्र में " को विलोपित 
किया जाये । 
नियमावली के नियम - 292 ( क ) ( 3 ) की प्रथम पंक्ति में ( क ) के पूर्व ( i ) विलोपित किया जाये । 
नियमावली के नियम - 292 क ( 3 ) ( ख ) की चौथी पंक्ति में शब्द " की " के स्थान पर शब्द " को " 
प्रतिस्थापित किया जाये । 
नियमावली के नियम - 292 ( च ) (iii ) ( ग ) में शब्द “ विविध " के स्थान पर शब्द “ विधिक " प्रतिस्थापित 
किया जाये । 


( 23 ) 


( 24 ) 
( 25 ) 


( 26 ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 487-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


